रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


RELATE 


MOISSINE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 20 , 2017 / कार्तिक 29, 1939 
NEW DELHI,MONDAY, NOVEMBER 20 , 2017/KARTIKA 29 , 1939 


सं . 3212 ] 
No . 3212 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3666 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ. 2511 ( अ), तारीख 8 अगस्त, 2017, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 3 के 370 .950 कि . मी. से 404 .220 कि . मी . ( गुना -ब्यावरा सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने आदि,), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27 अगस्त, 2017 
को “ दैनिक भास्कर समाचार पत्र हिन्दी ” और “ फी प्रेस समाचार पत्र अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


ALO 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6789 GI/2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 03 के 370. 950 कि . मी . से 404. 220 कि . मी . तक ( गुना ब्यावरा सेक्शन ) 

के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम | जिला तालुक 
संख्या का 

का 
नाम 


गाँव का । सर्वेक्षण भूमि का भूमि की 
नाम संख्या । प्रकार - प्रकृति 


हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


भूमि । 

का 
क्षेत्रफल 
(हेक्टर 


नाम 


5 


6 


7 8 

वीरेन्द्र कुमार पुत्र कैलाशनारायण 
सिंचित - 1 . 000 | मीना नि . ग्राम 


(1 ) बरखेडा 


गुना चाचोडा 


99 / 2 / 1 


निजी 


खुर्द 


101/ 1 


निजी 


सिंचित 


0. 230 


राजू , मुरारी, ओमप्रकाश, सावित्रीबाई 
पिता सालगराम हरकुबाई बेवा 
सालगराम मेर नि . ग्राम 


101/ 2 


निजी 


सिंचित 


| 0 . 627 


राजेन्द्रसिंह, शिवराज , राधाबाई पिता 
रामप्रसाद मु . गीताबाई बेवा रामप्रसाद 
गाडरी नि . ग्राम 


102/ 1 / 1 


निजी 


सिंचित 


0. 060 


श्री प्रसाद पुत्र रामकिशन गाडरी नि . 
ग्राम 
राजेन्द्रसिंह, शिवराज, राधाबाई पिता 
रामप्रसाद मु. गीताबाई बेवा रामप्रसाद 
गाडरी नि . ग्राम 


102/ 2/ 1 


निजी 


सिंचित 


113/ 3/ 2/ 1 | निजी 
113/ 3/ 2/ 2 | निजी 


सिंचित 0. 047 | विष्णु पुत्र शिवलाल चमार नि . ग्राम 
सिंचित । 0. 047 | राजेन्द्र पुत्र शिवलाल चमार नि . ग्राम 

खुमान पुत्र अमरलाल राजू , कल्लू 
पुत्र गप्पालाल मु. शकुनबाई बेवा 
गप्पालाल , गुडडी पु. गप्पालाल हि . 
1 / 4, अमरीबाई बेवा प्रभु हि . 1 / 4 , 
रामकन्याबाई पुत्री भगजी हि . 1 / 4 , 
पवन पुत्र रामबाबू ज्योति, रीना, 

द्रोपती, पारबती पुत्रिया रामबाबू रमेश, 
पड़त 0 .030 घनश्याम , मोरबाई पिस. रामनारायण 

हरिप्रसाद, श्रीलाल, अनिल , कमरबाई 
पिस. रामसिंह हल्कीबाई बेवा 
रामसिंह, रामदयाल मेर रामभरोसा 
पि. जगन्नाथ हि . 1 / 4 ( मकान 
काबिज नाथूलाल पिता फुन्दीलाल ) 


535 


निजी 


योग 


2. 371 


(2) चाचौड़ा 


1516/ 2 


फूलचन्द , अशोक , मुकेश, रमेश, 
कैलाश पुत्र गोरधन हि . रकबा 0. 478 
हे. लक्ष्मीनारायण पुत्र नाना हि . रकबा 
0. 651 है. माली नि . ग्राम 


निजी 


सिंचित । 0. 181 


निजी 


1453/ 2/ 1 


सिंचित 


दामोदर पुत्र हीरासिंह काछी नि . ग्राम 


0. 105 


1453/ 2/ 2 


निजी 


जगदीश पुत्र हीरासिंह काछी नि . 


| साचत । 0 . 105 


ग्राम 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1453/ 2 / 3 


निजी 


सिंचित 


0 . 020 


मनोज कुमार, अरूण कुमार, अशोक 
कुमार पुत्रगण जयनारायण चौकसे 
नि . ग्राम 


| 131 


निजी 


चारनपुरा 


योग 0. 411 

रामसेवकसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद हि . 
15 / 21 हरिचरनसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद 

हि. 1 / 21 रमेशसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद 
सिंचित - 0.070 

हि . 1 / 21 पतिबाई , मुन्नीबाई , 
भगवतीबाई, ऊषाबाई पुत्रिया 

दुर्गाप्रसाद हि . 4 / 21 राजपूत 
योग - 0 .070 

मंगूपुरी पुत्र जगन्नाथ पुरी हि . रकबा 

0.683 हे. गुसांई नि . ग्राम उमाशंकर 
सिंचित 0. 125 पिता जीवनकुमार हि . रकबा 0. 209 

हे . ब्राहम्ण नि . दुबे कालोनी गुना 


निजी 


29/1/1 


जोगीपुरा 


म . प्र. शासन 


31 


0 . 002 


बंजर 


शासकीय 


| म. प्र . शासन 


32 


रास्ता । 0 .006 


शासकीय 


33/ 1 


निजी 


असिंचित 


0. 005 


कन्हैयालाल पुत्र मथुरालाल सम्पत 
बाई गोकुलबाई , ललिताबाई , 
जतनबाई, शैतानबाई पुत्रिया 
मथुरालाल मु. धापूबाई बेवा 
मथुरालाल हि . 7 / 8 मु. ममताबाई 
बेवा रामचरण , राधी, कांती, अनीता , 
छोटी, पिंकी, बुगली, रामरेखा, चित्रा, 
नाबा . पुत्र रामचरण सर. माता स्वंय 
ममताबाई हि . 1 / 8 नाई नि . ग्राम 


35/ 9/1 


निजी 


पड़त 


। 0 . 010 


35 /12 


निजी 


असिंचित 


पांची बाई बेवा प्रेम राजेन्द्र, जगदीश 
नाबा. पुत्रगण प्रेम सुगनबाई , 
रामकन्याबाई नाबा. पुत्रिया प्रेम सर. 
मां . स्वंय पांची बाई भील नि . ग्राम 
( अहस्तान्तरणीय ) 
मु. दल्लूबाई बेवा मांगीलाल भील नि . 
ग्राम ( अहस्तान्तरणीय ) 
सन्तरीबाई बेवा मोहनगिर गुडडीबाई , 
ममता पुंत्रिया मोहनगिर केशवगिर , 
मुकेश गिर, प्रीतमगिर, हितेशगिर 
पुत्रगण मोहनगिर गुसाई नि . ग्राम 


0. 003 


41 


निजी 


सिंचित 


0. 005 


42/ 2/ 1 


निजी 


पड़त 


84/ 1 / 1 


निजी 


| असिंचित 


84/ 2/ 1 


निजी 


- सिंचित 


हरीओम पुत्र गजानन्द विश्वकर्मा नि . 
0. 005 

बीनागंज 

कीर्ति मेहता पत्नि प्रदीप मेहता जैन 
0 .011 

नि. नरसिंहगढ़ 

| चिरोंजी पुत्र प्रभुलाल ब्राहम्ण नि . 
0 . 014 

ग्राम 
0 .186 
3.038 | 
3.038 
[ फा . सं. भाराराप्रा / पीआईयू / गुना / 2017] 


योग 


कल 


योग 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


MINISTRY OF RAOD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th November , 2017 
S . O . 3666 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O . 2511 ( E ) dated 8th August, 2017 published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
( widening /four-laning etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 3 on the 
stretch of land from Km . 370 .950 to Km . 404.220 (Guna- Biaora Section ) in District Guna in the State of 
Madhya Pradesh . 

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar News 
Paper in Hindi" and " Fee Press News Paper in English " both dated 27 August, 2017 ; under sub -section (3 ) 
of section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 370 .950 to Km . 404 .220 (Guna-Biaora Section ) of the National Highway No. 3 in the State of 

Madhya Pradesh . 


Name of 


Serial 
No. 


Name 
of the 
district 


Name of 
the village 


Survey 
number 


Type of 
land 


Nature of 

land 


Name of the 
persons interested 


the 


I 


taluka 


Area 

in 
hactar 

es 
8 


2 


( 1 ) 


1 


Guna 


Chachod 

а 


99 / 2 /1 


Private 


Barkheda | 
Khurd 


Irrigated 


1.000 


101/ 1 


Private 


Irrigated 


0 .230 


Virendra Kumar S /o 
kailashnarayan 
Meena, R /o village 
Raju , Murari, 
Omprakash , 
Savitribai S /o 
Salagram , Harkubai 
Widow Salagram 
Mair , R /o Village 
Rajendra, Shivraj, 
Radhabai Slo 
Ramprasad Mu. 
Geetabai Widow 
Ramprasad Gadri , 
R /o Village 
Shri Prasad S /o 
Ramkishan Gadri, 
R /o Village 
Rajendra , Shivraj, 
Radhabai Slo 


101/ 2 


Private 


Irrigated 


0 .627 


102/1/1 


Private 


Irrigated 


0 .060 


102/2/ 1 


Private 


Irrigated 


0.330 


[ HTT II - QUE 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


113 / 3 / 2 / 1 


Private 


Irrigated 


0. 047 


113/3 /2 /2 


Private 


Irrigated 


| 0 .047 


Ramprasad Mu. 
Geetabai Widow 
Ramprasad Gadri, 
R /o Village 
Vishnu S /o Shivlal 
Chamar R /o Village 
Rajendra Slo 
Shivlal Chamar R /o 
Village 
Khuman Slo 
Amarlal Raju , Kallu 
S /o Gappalal, Mu. 
Shakunbai Widow 
Gappalal, Guddi 
D /o Gappalal Hi. 
1/4 , Amaribai 
Widow Prabhu Hi 
1/4 , Ramkanyabai 
Dlo bagji Hi. 1/4 , 
Pawan 

Slo 
Rambabu , Jyoti, 
Reena , Dropati, 
Parwati D /o 
Rambabu , Ramesh , 
Ghansyam , Morbai 
Pis . Ramnarayan , 
Hariprasad , Shrilal , 
Anil, kamarbai Pis . 
Ramsingh , Halkibai 
Widow Ramsingh , 
Ramdyal Mer , 
Rambharosha S /o 
Jagannath Hi. 1/4 
(Mkan kabij 
Nathulal Slo 
Fundilal) 


535 


Private 


Padat 


0 .030 


Total 


2 . 371 


- (2 ) 
Chachouda 


1516 / 2 


Private 


Irrigated 


0. 181 


1453/ 2/ 1 


Private 


Irrigated 


0.105 


Phoolchand , Ashok , 
Mukesh , Ramesh , 
Kailash S /o 
Gordhan Hi. 0 .478 
Ha., Laxminarayan 
S / Nana Hi. 0 .651 
Ha. mali R /o 
Village 
Damodar S /o 
Heerasingh Kakshi 
R /o Village 
Jagdish 

S / 
Heerasingh Kakshi 
R /o Village 
ManojKumar, Arun 
Kumar, Ashok 
Kumar Slo 
Jaynarayan 
Chaukshe 
Village 


1453 /2/2 


Private 


Irrigated 


0 .105 


1453 / 2 /3 | 


Private 


Irrigated 


0 .020 


Total 


0 .411 


( 3 ) 


Private 


Irrigated 


0 .070 


Ramsevaksingh Slo 
Durgaprasad Hi. 


Charanpura 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


15 /21, 
Haricharansingh Slo 
Durgaprasad Hi. 
1/21, Rameshsingh 
S /o Durgaprasad Hi. 
1/21, Patibai, 
Munnibai, 
Bhagwatibai, 
Ushabai Dlo 
Durgaprasad Hi. 
4 /21 Rajpoot 


Total 


0 . 070 


( 4 ) 


29 / 1 / 1 


Private 


Irrigated 


0 .125 


Mangupuri Slo 
Jagannath Puri Hi. 
0.683 Ha., Gunsai 
R /o 

Villae, 
Umashankar S /o 
Jeevankumar Hi. 
0 . 209 Ha. Brahmin 
R /o Dube Colony 
Guna 


Jogipura 


Governmen 


Banjar 


0 .002 


M . P . Government 


t 


32 


Governmen 


Rasta 


0.006 


| M . P . Government 


33/ 1 


Private 


Unirrigated 


0 .005 


Kanhiyalal S /o 
Mathuralal , 
Sampatbai, 
Gokulbai, Lalitabai, 
Jatanbai, Shaitanbai 
Dlo Mathuralal, 
Mu. Dhapubai 
Widow Mathuralal 
Hi. 7 /8 , Mu. 
Mamtabai Widow 
Ramcharan , Radhi, 
Kanti , Anita , Choti, 
Pinky, Baguli, 
Rambharosha, 
Chitra , Naba Slo 
Ramcharan Sar 
mata Self Mamtabai 
Hi. 1/8 Nai R /o 
Village 
Panchibai Widow 
Prem , Rajendra , 
Jagdish Naba Slo 
Prem , Suganbai, 
Ramkanyabai, Naba 
D /o Prem Sar, Ma. 
Self Panchibai 
Bheel R /o Village 
(Non -transferable ) 
Mu. Dallubai 
Widow mangilal 
Bheel R /o Village 
(Non -trasferable ) 
Santribai Widow 
Mohan Gir, 
Guddibai, Mamta 
D /o Mohan Gir , 


35 / 9 / 1 


Private 


Padat 


0 .010 


35 /12 


Private 


Unirrigated 


0 .003 


Private 


Irrigated 


0 .005 


[ 911 II - 005 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Keshav Gis , 
Mukesh Gir, 
Preetam Gir, Hitesh 
Gir, Slo Mohan Gir 
Gunsai, R /o Village 


Hariom 


42/ 2/ 1 


Private 


Padat 


0 .005 


84 / 1/ 1 


Private 


Unirrigated 


0 .011 


Gajanand 
Vishwakarma R /o 
Binaganj 
Keerti Mehta W /o 
Pradeep Mehta Jain 
R /o Narsingarh 
Chironji Slo 
Prabhulal Brahmin 
R /o Village 


84 /2 / 1 


Private 


Irrigated 


0 .014 


Total 
Gr. Total 


0 . 186 
3.038 


[ F. No. NHAI/ PIU / GUNA/ 2017 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .11 .23 


KUMAR 12:28:13 +05 30 


